निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 201 ) 


7 माघ 1936 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 27 जनवरी 2015 


सं0 1 / चौ0 - 90 - 21 / 2014गृ0आ0 - 484 

गृह ( आरक्षी) विभाग 


__ संकल्प 

21 जनवरी 2015 
विषय : -बिहार राज्य चौकीदार / दफादार को वर्दी भत्ते के नगद भुगतान के संबंध में । 
__ चौकीदार / दफादार संघ द्वारा चौकीदार / दफादार को दिनांक 01.01. 1990 के प्रभाव से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी 
घोषित किये जाने के फलस्वरूप उनके संघों के द्वारा वर्दी भत्ता की मांग की जा रही है । 

2. तद्नुसार चौकीदार / दफादारों के कर्त्तव्यों की प्रवृति एवं पुलिस बल के साथ उनका सामंजन को देखते 
हुए चौकीदार / दफादार को वर्दी भत्ता के रूप में रू0 3000 / - (तीन हजार रूपये ) प्रतिवर्ष की दर से वर्दी भत्ता स्वीकृति 
का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत चौकीदार / दफादार को प्रतिवर्ष रू0 3000 / 
( तीन हजार रूपये ) प्रतिकर्मी प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । यह वर्ष 2014 - 15 से प्रभावी 
होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कौशलेन्द्र पाठक, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 201-571+ 500 -डी0टी0पी0I 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


